सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


1 फाल्गुन, 1940 ( श ० ) 


संख्या- 131 राँची , बुधवार , 


20 फरवरी , 2019 ( ई ० ) 


, 


श्रम , नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग । 


अधिसूचना 

13 फरवरी , 2019 
अधिसूचना संख्या-1/ स्था ० श्र ० नि ० प्र०-4014/ 2002( खण्ड) श्र ०नि०-337-- श्री ओम प्रकाश पाण्डेय , 
नं.- 2, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश- सह-विशेष न्यायाधीश , भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, धनबाद 
जिनकी सेवा कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना 
संख्या-13/वरीय स्था . पद . -01/2016 का . 8714, दिनांक- 30.11.2018 द्वारा श्रम , नियोजन एवं 
प्रशिक्षण विभाग को सौंपी गई है, को पीठासीन पदाधिकारी, श्रम न्यायालय , बोकारो के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । श्री ओम प्रकाश पाण्डेय , नं . 2 को पद ग्रहण करने की तिथि से 
औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का XIV) की धारा - 7(2 ) सहपठित धारा 
प्रदत्त शक्तियों के तहत् प्राधिकृत किया जाता है । इनका मुख्यालय बोकारो रहेगा। 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


- 


8 द्वारा 


अलोइस लकड़ा, 
सरकार के अपर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 131 -- 50 


